रजिस्ट्री संडी एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L. -33004 / 99 


" 


. 


. 


सत्यपाजयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - ~ उप - खण्ड ( ii ) 
PART 1 - Section 3 Sub- section ( ii ) VIRGABENT OF 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार, मई 28 , 2001 / ज्येष्ठ 7, 1923 
___ NEW DELHI, MONDAY , MAY 28, 2001/ JYAISTHA 7, 1923 


UF INGLE 


सं . 343 ] 
No. 343] 


- . 


- % D 


- . - 


7 


% D 


- 


- - .. 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - - 


- - -- -- - 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि एवं सहकारिता विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 मई, 2001 

का . आ. 466 ( अ ) -- राष्ट्रीय तिलहन व वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम , 
1983 (1983 का 29) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार राष्ट्रीय तिलहन 
व वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त करती है :- . 


(1 ) 


आयुक्त सह - सचिव , 
कृषि विभाग 
उड़ीसा सरकार , 
भुवनेश्वर 


( 2 ) 


श्री जी० के० अग्रवाल , 
मुख्य महाप्रबंधक , 
उत्पादन ऋण विभाग ( पी सी डी) , 
नाबार्ड , 


( 3 ) 


श्री राम बिहारी सिंह , 
ग्राम व पोस्ट भदर , वाया नवनगर , 
जिला बक्सर (बिहार ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec. 3 ( ii)] 


- 


- 


- 


- - 


( 4 ) 


श्रीमती उर्मिला पटेल , 
द्वारा - श्री नन्द किशोर प्रसाद , 
नोनित कालोनी, सजंय गाधी रोड , 
पोस्ट लोहिया नगर , हनुमान नगर , पटना - 20 
श्री माधव मनोहर धोंद , 
द्वारा - होटल मनोशान्ती , 
ई०डी०सी० बिल्डिंग के पीछे , पणजी, गोवा 


(5 ) 


( 6 ) 


कार्यकारी निदेशक , 
केन्द्रीय तेल उद्योग व व्यापार संगठन , 
4एम - डी०सी०एम० बिल्डिंग, 16 बारा खम्बा रोड , 
नई दिल्ली 


सचिव , 


भारतीय तेल एवं उत्पाद निर्यातक संघ , 
78 - 79 , बजाज भवन , नारीमन प्वाइंट , 
मुम्बई- 400021 


तथा , इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार , कृषि मंत्रालय ( कृषि एवं सहकारिता विभाग) की दिनांक 
8मार्च, 1984 , की अधिसूचना सं० सा०का० 153 ( ङ), जो भारत के राजपत्र ( असाधारण) के भाग-|| खंड 
- 3 उपखंड (II ) में दिनांक 8 मार्च, 1984 में प्रकाशित हुई थी एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है , 
नामते : 


(i) " धारा 4 की उपधारा (4 ) के खंड ( ) के तहत नियुक्त " शीर्ष के अंतर्गत क्रम सं० 19 तथा इससे 
संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्लिखित क्रम सं० तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी - 


उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधित्व के लिए 


सदस्य 


(19) आयुक्त सह- सचिव , 

कृषि विभाग , 
उड़ीसा सरकार , 
भुवनेश्वर 


(ii) " धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ट) के तहत नियुक्त " शीर्ष के अंतर्गत क्रम सं० 28 तथा इससे 
संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्लिखित क्रम सं० तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी - 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


नाबार्ड के प्रतिनिधित्व के लिए 


सदस्य 


"( 28 ) श्री जी० के० अग्रवाल , 

मुख्य महाप्रबंधक , 
उत्पादन ऋण प्रभाग ( पी सी डी ), 
नाबार्ड 


(iii) " धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ठ) के तहत नियुक्त " शीर्ष के अंतर्गत क्रम सं0 32, 33, 34 और 
इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्लिखित क्रम सं० तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी - 


सदस्य 


( 32) श्री राम बिहारी सिंह, 

तिलहन उत्पादकों के प्रतिनिधित्व 
ग्राम व पोस्ट भादर वाया , नवनगर , के लिए 
जिला बक्सर (बिहार ) 


सदस्य 


तिलहन उत्पादकों के प्रतिधिनित्व 
के लिए 


( 33 ) श्रीमती उर्मिला पटेल , 

द्वारा - श्री नन्द किशोर प्रसाद , 
नोनित कालोनी, संजय गांधी रोड़ , 
पोस्ट लोहिया नगर , हनुमान नगर , 
पटना - 20 


सदस्य 


तिलहन उत्पादकों के प्रतिनिधित्व 
के लिए 


( 34) श्री माधव मनोहर ढोंड , 

द्वारा - होटल मनोशान्ती, 
ई०डी०सी० बिल्डिंग के पीछे , 
पणजी गोवा 


(iv ) " धारा 4 की उपधारा ( 4) के खंड (ढ) के तहत नियुक्त " शीर्ष के अंतर्गत क्रम सं० 36 और इससे 
संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्लिखित क्रम सं० तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी - 


( 36) कार्यकारी निदेशक , 

वनस्पति तेल उद्योग के प्रतिनिधित्व सदस्य 
केन्द्रीय तेल उद्योग व 
व्यापार संगठन , के लिए 
4एम - डी०सी०एम० बिल्डिंग , 
16 बारा खंभा रोड़ , 

नई दिल्ली 
( v) "धारा 4 की उपधारा (4) के खंड ( ण) के तहत नियुक्त " शीर्ष के अंतर्गत क्रम सं0 37 और इससे 
संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्लिखित क्रम सं० तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी - 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[ PART II ---SEC. 3(ii)] 


- 


- 


( 37 ) 


सदस्य 


तिलहन उद्योग अथवा वनस्पति तेल 
__ उद्योग से जुड़े ऐसे अन्य हितों के 

प्रतिनिधित्व के लिए 


सचिव , 
भारतीय तेल एवं उत्पाद 
निर्यातक संघ , 
78-79, बजाज भवन , 
नारीमन प्वाईंट , 
मुम्बई- 400021 


[ फा. मं . 2 - 19 /98 - सीए - VI ] 


के . डी . सिन्हा, संयुक्त सचिव 


टिप्पणी : - प्रधान अधिसूचना सं० सा०का० 153 ( ङ) दिनांक 8 मार्च, 1984 में निम्नलिखित 
अधिसूचनाओं के द्वारा उत्तरवर्ती संशोधन किये गये हैं - 


(1 ) सं० 664 ( ङ ) दिनांक 28 जून , 1984 , भारत के राजपत्र ( असाधारण ) भाग -II, खंड- 3 , 
उपखंड (II ), दिनांक 28 जून , 1984 में प्रकाशित | ( 2) सं सा०का० 518 ( ङ) 9 जुलाई, 1985 भारत के 
राजपत्र ( असाधारण) भाग -II , खाण्ड -3 , उपखंड (11 ), दिनांक 9 जुलाई, 1985 में प्रकाशित | (3) सं० 
सा०का० 519 ( ङ) दिनांक 9 जुलाई , 1985 , भारत के राजपत्र ( असाधारण) के भाग - II, खंड- 3, उपखंड 
( 11), दिनांक 9 जुलाई, 1985 में प्रकाशित । ( 4) सा०का० 629 ( ङ) दिनांक 25 जून , 1987 भारत के 
राजपत्र ( असाधारण ) के भाग -II , खंड- 3, उपखंड ( I), दिनांक 25 जून , 1987 में प्रकाशित । (5 ) सा०का० 
866 ( ङ) दिनांक 29 सितंबर , 1987 , भारत के राजपत्र ( असाधारण) के भाग-II, खंड- 3, उपखंड (II ) 
दिनांक 29 सितंबर , 1987 में प्रकाशित । ( 6) सा०का० 1033 ( ङ) दिनांक 2 दिसंबर , 1987 , भारत के 
राजपत्र ( असाधारण) के भाग-II, खंड- 3, उपखंड (II ), दिनांक 2 दिसंबर , 1987 में प्रकाशित । (7 ) 
सा०का० 1121 ( ङ ) दिनांक 28 दिसंबर , 1987 भारत के राजपत्र ( असाधारण) के भाग- II , खंड- 3 
उपखंड ( II ) दिनांक 28 दिसंबर , 1987 में प्रकाशित । (8 ) सा०का० 56 ( ङ) दिनांक 15 जनवरी , 1988 
भारत के राजपत्र ( असाधारण )के भाग -II, खंड- 3, उपखंड (II), दिनांक 15 जनवरी 1988 में प्रकाशित । 
( 9) सा०का० 242 ( ङ) दिनांक 3 मार्च, 1988 भारत के राजपत्र ( असाधारण) के भाग-II, खंड-3, उपखंड 
(II ), दिनांक 3 मार्च, 1988 में प्रकाशित । (10) सा०का० 372 ( ङ ) दिनांक 7 अप्रैल 1988 भारत के 
राजपत्र (असाधारण) के भाग -11, खंड - 3, उपखंड (II ), दिनांक 7 अप्रैल , 1988 में प्रकाशित । (11 ) 
सा०का० 721 ( ङ) दिनांक 22 जुलाई, 1988, भारत के राजपत्र ( असाधारण) के भाग-II, खंड -3, उपखंड 
(II), दिनांक 22 जुलाई, 1988 में प्रकाशित । (12) सा०का० 1109 (ङ ) दिनांक 29 नवंबर , 1988 भारत 
के राजपत्र ( असाधारण) के भाग -II, खंड- 3, उपखंड (II), दिनांक 29 नवंबर , 1988 में प्रकाशित । (13 ) 
सा०का० 161 ( ङ) दिनांक 28 फरवरी, 1989 भारत के राजपत्र ( असाधारण) के भाग- II, खंड- 3, उपखंड 
( II), दिनांक 28 फरवरी, 1989 में प्रकाशित । (14) सा०का० 125 ( ङ) दिनांक 22 फरवरी , 1991 भारत 
के राजपत्र ( असाधारण ) के भाग-II, खंड -3, उपखंड (II), दिनांक 22 फरवरी, 1991 में प्रकाशित । (15 ) 
सा०का० 616 ( ङ) दिनांक 18 जुलाई, 1994 भारत के राजपत्र ( असाधारण) के भाग-II , खंड-3, उपखंड 
(II ), दिनांक 25 अगस्त , 1994 में प्रकाशित । (16) सा०का० 898 ( ङ) दिनांक 8 नवंबर , 1995 भारत के 
राजपत्र ( असाधारण) के भाग-II , खंड-3 , उपखंड (II), दिनांक 10 नवंबर , 1995 में प्रकाशित । ( 17) 


[ HTT II — 405 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Homo 899 (3 ) fennta 8 Tja , 1995 yra $ 70147 (37FTERUT) - II, 15-3 , BYE 
( II), feria 10 Tor , 1995 POTA I (18 ) FTOHTO 182 (3 ) feria 13 Ard , 1996 1995 

77193 ( FFERU ) $ T -II, ei5 -3, JYS (11), À yollara I ( 19 ) Tomo 1122 (5 ) feria 17 
Tak , 1999 Ara 7647 (SETENTPUT) $ 11- |BG- 3 34vis (ll), Jeffrey 


MINISTRY OF AGRICULTURE 


(Department of Agriculture and Cooperation ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th May, 2001 


S . O . 466 (E ). - - In exercise of the powers conferred by Section 4 of the National Oilseeds and 
Vegotable Oils Dovolopment Board Act, 1983 (29 of 1983 ), the Central government heroby appoints the 
following members to be the manbers of the National Oilscods and Vegetable Oils Development Board : 


( 1 ) 


Commissioner cum - Socretary , 
Agriculture Department, 
Government of Orissa 
Bhubaneshwar. 


( 2 ) 


Shri G . K . Agrawal, 
Chief GoneralManager 
Production Credit Dopartment(PCD ), 
NABARD . 


Shri Ram Bihari Singh 
Village & Post Bhadar , via , Navanagar, 
District Buxar , (Bihar ) 


Smt. Urmila Patel 
C /o Shri Nand Kishore Prasad , 
Nonit Colony , Sanjay Gandhi Road , 
Post Lohia Nagar, Hanuman Nagar, Patna - 20 


ShriMadhav Manohar Dhond 
Clo Hotel Manoshanti, 
Behind EDC Building, Panji, Goa . 


Exocutive Director, 
Central Organisation for Oil Industry & Trade , 
4M -DCM Building, 16 , Bara Khamba Road , 
Now Delhi. 


Socretary , 
Indian Oil and Produce Exporters Association , 
78- 79 , Bajaj Bhavan , Nariman Point, 
Mumbai-400 021. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec. 3(ü )] 


th 


And for that purpose hereby makes the following amendments in the Notification of the 
Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation ) No. 
S .O . 153 (E ) dated the 8th March , 1984 , published in the Gazette of India ( Extraordinary ), Part II , Section 
3 , sub -section (ü ) dated the 8th March , 1984 , namely : 


Under the heading " Appointed under clause ) of sub - soction (4 ) of Section 4 " for the 
serial No. 19 and the entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be substituted : 


To represent the Government of Orissa 


Member 


(19 ) Commissioner cum -Secretary , 

Agriculture Department, 
Government of Orissa 
Bhubaneshwar . 


(ü ) Under the heading " Appointed under clause (k ) of sub - section (4 ) of Section 4 " for the serial No.28 
and the entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be substituted : 


To represent the NABARD . 


Member 


(28 ) Shri G .K .Agrawal, 

Chief GeneralManager 
Production Credit Department(PCD ), 
NABARD . 


Under the heading " Appointed under clause (I) of sub - section ( 4 ) of Section 4 " for the 
serial No. 32 ,33 , 34 and the entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be 
substitutod : 


To represent the Oilseeds Growers . 


Member 


( 32 ) Shri Ram Bihari Singh 

Village & Post Bhadar, via, Navanagar, 
District Buxar, (Bihar ) 


Member 


(33 ) Smt. Urmila Patel 

To represent the Oilseeds Growers. 
Clo ShriNand Kishore Prasad , 
Nonit Colony, Sanjay GandhiRoad , 
Post Lohia Nagar, Hanuman Nagar, Patna - 20 


To represent the Oilseeds Growers . 


Member 


(34 ) Shri Madhav Manohar Dhond 

C /o HotelManoshanti, 
Behind EDC Building, 
Panji, Goa. 


(iv ) 

Under the heading " Appointed under clause (a ) of sub - section (4 ) of Section 4 " for the 
serial No. 36 and the entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be substituted : 


[ 1777 II - UUS 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 36 ) 


Member 


Executive Director, 

To represent the Vegetable Oils Industry . 
Central Organisation for Oil Industry & Trade, 
4M -DCM Building , 16 , Bara Khamba Road , 
New Delhi. 


Under the heading " Appointed under clause (o ) of sub -section (4 ) of Section 4 " for the 
serial No.37 and the entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be substituted : 


(37 ) 


Member 


To represent such other interest connected with 
Oilseed Industry or Vegetable Oil Industry 


Secretary , 
Indian Oil and 
Produce Exporters Association , 
78 -79, Bajaj Bhavan , 
Nariman Point, 
Mumbai- 400 021. 


( F . No. 2 - 19 / 98 -CA - VI] 


K . D . SINHA, Jt Secy . 


NOTE :- Principal Notification No. S.O . 153 (E ) dated the 8th March, 1984 has been subsequently 
amended by Notification : 


(I)No. 664 (E ) dated the 28th June , 1984 published in the Gazette of India (Extraordinary ), Part II , 
Section 3, sub -section (ü )dated the 28th June, 1984 , ( ii ) No . $ .O . 518 ( E ) dated the 9th July, 1985 
published in the Gazette of India. (Extraordinary ) Partl , Section 3, sub -section ( ii ) dated the 9th July , 
1985 , (iii) No. S .O .. 519 (E ) dated the 9th July , 1985 published in the Gazette of India (Extraordinary ), 
Part II , Section 3 , Sub -Section (ü ) dated the 9th July , 1985 , (iv ) S . O . 629 (E ) dated the 25th June, 1987 
published in the Gazette of India (Extraordinary ), Part II , Section 3 , sub -section ( ii) dated the 25th June, 
1987, (v ) S . O ., 866 (E ) dated the 29 September, 1987 published in the Gazette of India (Extraordinary ), 
Part II , Section 3 , Sub - section (ü ) dated the 29th September, 1987, (vi) S . O . 1033 (E ) dated the 2nd 
December , 1987 published in the Gazette of India ( Extraordinary ) Part II , Section 3 , sub - section (ii) 
dated the 2nd December , 1987 , ( vii ) S . O . 1121(E ) dated the 28th December , 1987 published in the 
Gazette of India (Extraordinary ) Part II , Section 3 , sub - section ( ii) dated the 28th December, 1987 , 
(viii ) S .O . 56 ( E ) dated the 15th January, 1988 published in the Gazette of India (Extraordinary ), Part II , 
Section 3 , sub -section (ü ) dated the 15th January , 1988, ( ix ) S .O . 242 (E ) dated the 3rd March , 1988 
published in the Gazette of India (Extraordinary ), Part II , Section 3, sub - section (ü ) dated the 3rd March , 
1988 , ( x ) $ .0 .372 (E ) dated the 70h April, 1988 , published in the Gazette of India (Extraordinary ), Part 
II , Section 3 , sub -section (ü ) dated the 7th April, 1988 , (xi) S . O . 721 (E ) dated the 22nd July , 1988 , 
publishod in the Gazette of India (Extraordinary ), Part II , Section 3 , sub -section (ii) dated the 22nd July, 
1988, (xii ) $ . 0 . 1109 (E ) dated the 29th November 1988 , published in the Gazette of India 
( Extraordinary ), Part II , Section 3 , Sub -Section (i ) dated the 296 November , 1988 , ( xii ) S .O . 161(E ) 
dated the 28 February , 1989, published in the Gazette of India (Extraordinary ), Part II , Section 3 , sub 
section (ü ) dated the 28th February , 1989 , (xiv ) S. O . 125 (E ) dated the 22nd February, 1991, published in 
the Gazette of India (Extraordinary ), Part I, Section 3 , sub - section (ü ) date the 22nd February, 1991, 
( xv ) S . O 616 (E ) dated the 18th July, 1994 , published in the Gazette of India ( Extraordinary ), Part II , 
Section 3 , sub - section (ü ) dated the 254 August, 1994 , (xvi) $ .O . 898 (E ) dated the 84 November 1995, 
published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, sub -section ( ii) dated 10h 
November, 1995 (xvii ) S .O . 899 (E ) dated the 8th November, 1995 published in the Gazette of India 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART II - SEC. 3 (ü )] 
(Extraordinary ), Part II, Section 3, sub- section (i ) dated the 10th November, 1995, ( xviii) S.O . 182(E ) 
dated 13 .3. 96 publishod in the Gazette of India (Extraordinary ), Part II , Section 3 , sub - section (i ), (xix ) 
S .O . 1122( E ) dated the 174 November, 1999 , published in the Gazette of India ( Extraordinary ), Part II , 
Section 3, sub - section (ü ). 


Printad by the Manager, Chovt of India Prou , Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Publishod by the Controllor of Publications, Delhi- 110054 . 


